रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD . NO D. L -33004/ 99 


INMENT 


-RAM 


. 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उपखण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (ii ) . 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , जून 21, 2000 / ज्येष्ठ 31 , 1922 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JUNE 21, 2000 / JYAISTHA 31 , 1922 


- 


सं . 411 ] 
No. 411 ] 


- 


गृह मंत्रालय 


( भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 जून , 2000 
का . अ . 584( अ ) - जनगणना अधिनियम , 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 7छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए जनगणना कार्यनिदेशक और उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने 
वाले जिलों के लिए जिलाधिकारी, भारत की जनगणना 2001 के सभी कार्यकलापों को करने के लिए जनगणना अधिनियम , 1948 की धारा 7क से 
7च के संबंध में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग और निर्वहन करेंगे । 


[ फा . सं . 9/ 5/ 99 - सीडी ( सेन ) ] 
जयन्त कुमार बांठिया , भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( Office of the Registrar General , India ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th June , 2000 
S . O . 584 (E ).- In exercise of the powers conferred by section 76 of the Census Act, 1948 (37 of 1948 ), the 
Central Government hereby directs that the Director of Census Operations for each State and Union Territory and the 
District Magistrates for the districts falling under their jurisdiction shall exercise and discharge the powers of the 
Central Government with regard to sections 7A to 7F of the Census Act, 1948 in connection with the conduct of all 
activities of Census of India 2001. 


[ F. No 9/5/ 99 - CD ( CEN)] 
J. K . BANTHIA , Registrar General and Census Commissioner, India 


1725GI/ 2000 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


